रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 6 , 2018 / अग्रहायण 15 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6 , 2018/ AGRAHAYANA 15 , 1940 


सं. 470 ] 
No. 470] 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 नवम्बर , 2018 
सं . एन - 12 / 13 / 1 / 2016 - यो . एवं वि . - कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु , 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्नलिखित मसौदा विनियम को , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 ) की धारा 97 
की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त 
अधिनियम की धारा 59क के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा विनियम पर, 
भारत का राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है , जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की 
अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा । 

1. उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव 
प्राप्त होंगे , कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उन पर विचार किया जाएगा । 

___ 2. आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों , श्री एस. रविचन्द्रन, अपर आयुक्त ( यो. एवं वि .) कर्मचारी राज्य बीमा निगम , 
पंचदीप भवन, सी . आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110002 (Email : dir -pnd @ esic. nic.in ) को संबोधित किए जाएं । 

मसौदा विनियम 


कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियमावली 1950, में एक नया विनियम 96 - ग जोड़ा जाएगा । 


विनियम 96 ( ग ) : टाई - अप अस्पतालों में अतिविशिष्टता उपचार के लिए रेफरल और व्यय को सीधे क . रा . बी .निगम 
द्वारा वहन किया जाना । 
अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के शाधीन निगम अथवा राज्य सरकार लाभार्थी को ऐसी टाई - अप की गई चिकित्सा 
सुविधाओं के लिए रेफर कर सकती है , जहाँ ऐसी सुविधा की लागत को सीधे क . रा. बी.निगम द्वारा वहन किया जा रहा है और जहाँ 
निधि की अनुमति है; बशर्ते उस बीमाकृत व्यक्ति ने अपने पंजीकरण की तिथि से बीमायोग्य रोजगार के न्यूनतम छह माह पूरे किए 
हों और जब पंजीकरण किया गया उसे शामिल करते हुए संगत अंशदान अवधि में 78 दिनों तक का अंशदान दिया हो । हालांकि , 
जहाँ यह सुविधा परिवार के सदस्यों को भी दी गई है , वहाँ बीमाकृत व्यक्ति ने पंजीकरण की तिथि से बीमायोग्य रोजगार का 
न्यूनतम एक साल पूरा किया हो और प्रत्येक दो अंशदान अवधियों में 78 दिनों तक का अंशदान दिया हो तथा ऐसा हितलाभ 
बीमाकृत व्यक्ति अथवा लाभार्थी को तदनुरूपी हितलाभ अवधि में सुलभ होगा । 

एस. रविचन्द्रन, अपर आयुक्त ( पी एण्ड डी ) 

[विज्ञापन -III/ 4/ असा./392/18] 


7146 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th November, 2018 
No. N - 12 / 13/ 1 /2016 - P & D . — The following draft regulations further to amend the Employees State Insurance 
(General) Regulations, 1950 , which the Employees State Insurance Corporation purposes to make in exercise of the 
powers conferred under sub - section ( 1) of Section 97 of the Employees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ), is 
hereby published under 59A of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is 
hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of Thirty days from 
the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published , are made available to the 
public : 


1. Any objection or suggestion , which may be received from any person in respect of the said draft regulations 

within the period specified above , will be considered by the Employees State Insurance Corporation . 


2 . 


The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S . Ravichandran , Additional Commissioner 
(P & D ), Employees State Insurance Corporation , Panchdeep Bhawan , C .I.G . Marg , New Delhi- 110002 
( e -mail: dir - pnd @ esic.nic. in ) 

DRAFT REGULATIONS 
In the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 , a new Regulations 96 - C shall be inserted as 


under : 


Regulation 96C : REFERRAL FOR SUPER SPECIALITY TREATMENT TO TIE - UP HOSPITALS AND 
EXPENDITURE TO BE DIRECTLY INCURRED BY EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION . 


Subject to the provisions of the Act and the Regulations, the Corporation or State Governmentmay refer a beneficiary to 
a tie - up arranged medical facilities, where cost of such facility is borne directly by the Corporation and where the fund 
permits ; an Insured person should have completed a minimum of six months of insurable employment from the date of 
registration and have contributed not less than seventy eight ( 78 ) days in the relevant contribution period including in 
which registration was made. However, where the facility has been extended to the family members , an Insured Person 
should have completed a minimum of one year of insurable employment and have contributed for not less than seventy 
eight ( 78 ) days in each of the two (2 ) contribution period and such benefit shall be available to an insured person or a 
beneficiary in the corresponding benefit period . 


S . RAVICHANDRAN , Addl. Commissioner (P & D ) 

[ADVT.-III/4 /Exty./392 /18 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
Date : 2018 .12. 11 
18 :52: 32 + 05 30 


